पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड - 14 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अप्रैल , 2013 ई0 (बैशाख 07 , 1935 शक सम्वत्) [ संख्या - 17 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

पृष्ठ संख्या 

वार्षिक चन्दा 


रु0 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... 


3075 


165 - 170 


1500 


147 – 160 


1500 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

___ अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया । 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 
975 


1425 


165 - क 


166 


Big 


C , 27 30 , 2013 o ( 


07, 1935 910 Ha) 


[ HIV 


1 


| HTVI 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान - नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

NOTIFICATION 
March 28 , 2013 


AWAL 


No. 1014 /xxxi ( 13 )G / 2012 -44 (G )/2012 --Whereas the Government has received a copy ofMemorandum 
submitted to H .E . the President of India in June, 2011 , Report of Comptroller and Auditor General of India for 
the year ending on 31st March , 2010 , Internal Audit Reports submitted by the Finance Audit Cell of State 
Government ( Year 2009- 10 ) and Quality Control Reports of the State Planning Commission , 

And Whereas having made an assessment, the Government is of the opinion that it is necessary to 
appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making inquiry into various matters of public importance 
mentioned hereinafter. 

And Whereas no Commission of Inquiry has been appointed by the Central Government to inquire 
into said matters, 

And Whereas the Government in exercise of powers conferred by section 3 of the Commission of 
Inquiry Act, 1952 vide Notification No. 1432 /XXXI( 13 )G /2012 - 44 (G )/ 2012 , dated 10 May , 2012 has appointed a 
One Man Commission of Inquiry under the Chairmanship of Shri K . R . Bhati , IAS (Retd .) to inquire into the 
Questioned , 

And Whereas the Governor is satisfied that Shri K . R . Bhati IAS (Retd .) is now not interested to 
continue as Commission of Inquiry therefore the said notification dated 10 May, 2012 is rescinded to appoint 
a fresh Commission of Inquiry to Inquire into the said matters . 

Therefore , in exercise of powers conferred by section 3 of the Commission of Inquiry act 1952 read 
with section 21 of the General Clauses Act 1897 , and in supersession of the Notification No. 1432 /XXXI(13 )G / 
2012 -44 (G )/ 2012 , dated 10 May, 2012 , the Governor is pleased to appoint a one man Commission of Inquiry 
under the chairmanship of Sushil Chandra Tripathi IAS (Retd .) to inquire into the following matters : -- 

1 . Matters related to land concessions in respect of M /S . Citurgia Bio -chemicals Ltd . Rishikesh . 
2 . Allotment of Small and Micro Hydro Power Projects under self identified category in 2007 to 2011 . 
3 . Maha Kumbh Mela 2010 . 

Complaints in respect of DisasterManagement work specially after natural disaster in 2010 . 

Irregularities in various CentralGovernment Schemes during 2007 - 2012 . 
6 . Matters relating to supply of Daincha Seeds in Kharif Year 2010. 
7 . Allegations made in the report of Tehlka Magazine (Vol. 9 issue no 19 dated May, 12, 2012 ) 

The terms of reference of the Commission of Inquiry shall be as follows for thematters no . 1 to 6 :-- 
(a ) to enquire and find out 

i) What, if any, misuse of power by public servants were committed in above matters . 


* 


w 


ii) Whether irregularities , if any,were committed in respect of above matters . 
iii) Whether omissions or commissions, if any, were committed or abetted by any person or persons 

having official authority or by any other institutions or organizations which caused loss to the State of 
Uttarakhand. 


iv ) Whether violation of rules /laws, if any, were committed in respect of above matters . 


HTVI 1] 


BERTUS UT, 27 30 , 2013 $ 0 ( 

d 


a 


07, 1935 95 Yaa ) 


167 


Sa 


1) Whether violation of financial propriety, norms, rules, procedure including procurement rules , if any, 

were committed in respect of above matters . 
vi) Whether violation of established procedures, if any,were committed in respect of above matters . 
vii) For what purpose and in whose interest and under whose directions , if any, such omissions and 

commissions took place . 
(b ) To consider such other matters which in the opinion of the Commission of Inquiry have any relevance to 

the aforesaid allegations; and 
(c ) To sggest such necessary steps and measures so that such omissions and commissions do nottake 

place in future . 


The terms ofreferance of the Commission of Inquiry shall be as follows for matter listed at serial 7 : -- 


i) Whether there are any encroachments in the Tiger reserve and illegal or benami sale of land of 

Corbett Tiger reserve or of the villages inside the reserve has been made ? 
ii) Who are the persons encroaching the land of Corbett Tiger Reserve and the extent of encroachment 

made by them ? Who are the persons making illegal or benami sale of land in village inside the 

Corbett Tiger Reserve ? 
iii) Whether omissions or commissions, if any, were committed or abetted by any person or persons 

having official authority or by any other person or institutions or organizations which caused loss to 

the Corbett Tiger Reserve . 
iv) Whether violation ofrules /Laws, if any, were committed in respect of above matters . 
V For what purpose and in whose interest and under whose directions, if any , such omissions and 

commissions took place . 

The Commission of Inquiry while inquiring into these matters will take into account proceedings / 
orders of various Courts of law in respect ofmatters under inquiry . 

The Commission ofInquiry shall make interim report(s) to the State Government on the conclusion of 
Inquiry into any particular allegation or allegations and shall complete its Inquiry and submit its final report to 
the State Government within a period of six months from the date of this notification unless such time is 
extended further by the Governmentof Uttarakhand . 

The Governor, is also of the opinion thathaving regard to the nature of inquiry to be made and other 
circumstances of the case , the provisions of sub -section (2 ), sub - section ( 3), sub -section ( 4 ) and sub - section 
(5 ) of Section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 , should be made applicable to the said Commission , 
in exercise of power conferred by sub - section ( 1 ) of the said Section 5 , is further pleased to direct that the 
provisions of the said sub - sections shall apply to the Commission . 

ALOK KUMAR JAIN , 

Chief Secretary 


औद्योगिक विकास अनुभाग 

कार्यालय ज्ञाप 

22 418 , 2013 0 
HE 608 / VII- 1 / 2013 / 146 - 6 / 2010 - CY FIT MO 2911 / VII -II / 146 – 40 / 10 / 2011, 
feia 18 yatak , 2011 Gri yailta Birrougalo Afa , 2011 # HaHer ga zfalta 
प्राविधान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


168 


उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2013 ई0 (बैशाख 07, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


उत्तराखण्ड खनिज नीति , 2011 के प्रस्तर - 1 व 3 के स्थान पर प्राविधान प्रतिस्थापित एवं बिन्दु संख्या - 4 
( सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्ध ) में 4 ( 1 ) अतिरिक्त प्राविधान रख दिया जायेगा, अर्थात: 


वर्तमान प्राविधान 

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान 
2. उपखनिज 

2. उपखनिज 
राज्य के राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में राज्य के राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में 
उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे गढ़वाल मण्डल में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे गढ़वाल मण्डल में 
गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमांऊ मण्डल क्षेत्र गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमांऊ मण्डल क्षेत्र 
में कुमांऊ मण्डल विकास निगम को तथा वन क्षेत्र में में कुमांऊ मण्डल विकास निगम को तथा वन क्षेत्र में 
प्रवाहित होने वाले नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाले नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में 
उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे उत्तराखण्ड वन उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे उत्तराखण्ड वन 
विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार 
नियमावली, 2001 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र नियमावली , 2001 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र 
एम0एम0 - 1 में आवेदन करने के उपरान्त पांच वर्ष हेतु एम0एम0 - 1 में आवेदन करने के उपरान्त पांच वर्ष हेतु 
स्वीकृत किये जायेंगे । निगमों के द्वारा उपखनिज के स्वीकृत किये जायेंगे और ऐसे उपखनिज क्षेत्रों के लिए 
चुगान / खनन कार्य स्वयं किया जायेगा तथा किसी को उपलब्ध उपखनिज की मात्रा पर आंकलित धनराशि के 
सबलेट नहीं किया जायेगा । निगम खनिजों की रायल्टी सापेक्ष आंगणित होने वाली रायल्टी की धनराशि / पट्टा 
पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्राप्त करने के अधिकारी धनराशि पर वार्षिक 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 
होंगे । 

निगमों द्वारा अग्रिम रूप से जमा करायी जायेगी । निगम 
खनिजों की रायल्टी पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्राप्त 
करने के अधिकारी होंगे । 


निगमों द्वारा खनन कार्य Tender के माध्यम से 
चयनित व्यक्ति / संस्था के माध्यम से कराया जायेगा । 

उक्त Tender में 5. 00 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल 
के लिए जिले स्तर पर जनपद के स्थायी निवासी / स्थायी 
निवासियों की समिति जो सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत 
पंजीकृत हो तथा 5. 00 हैक्टेयर से ऊपर के लिए राज्य 
के स्थायी निवासी / स्थायी निवासियों की समिति जो 
सोसाइटीज एक्ट अथवा कम्पनीज एक्ट अथवा पार्टनरशिप 
एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत 
हो , तथा निजी व्यक्तियों को आवंटित किया जायेगा । 

Open Tender में चयन हेतु उपलब्ध उपखनिज 
की मात्रा पर रायल्टी की आगणित धनराशि जिसका 
उल्लेख निविदा में किया जायेगा पर अधिकतम धनराशि 
की बोली लगाने वाले निविदाकर्ता को पात्र मानते हुए 
चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी । 

__ गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 को 1000 
हैक्टेयर क्षेत्रफल तक , कुमांऊ मण्डल विकास निगम लि0 
को 250 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक तथा उत्तराखण्ड वन 
विकास निगम को 7000 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के खनन 
लाट एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किये जायेंगे । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2013 ई0 (बैशाख 07 , 1935 शक सम्वत् ) 


169 


( 3 ) ऐसे उपखनिज क्षेत्र जिसमें निगमों के द्वारा (3 ) निगमों द्वारा छोडे गये लाटों की पर्यावरणीय 
उपखनिज का चुगान कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की स्वीकृति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा करवाते हुए 
जाती है या ऐसे क्षेत्र जिनमें उपलब्ध खनिजों की पूर्ण निदेशक , भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा घोषित खनन 
क्षमता का दोहन करने में अक्षम पाये जाते हैं , या ऐसे लाटों को टेण्डर के माध्यम से 5. 00 हैक्टेयर तक के 
क्षेत्र जो निगमों के द्वारा रिक्त छोड़ दिये जाते हैं , को खनन लाट जनपद स्तर पर जनपद के स्थायी निवासी / 
नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से उत्तराखण्ड स्थायी निवासियों की समिति जो सोसाइटी एक्ट के 
राज्य विपणन संघ / श्रम संविदा समितियों / कॉपरेटिव अन्तर्गत पंजीकृत हो , तथा 5.00 हैक्टेयर से ऊपर तक 
सोसाइटियों / संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों को पांच खनन लाट राज्य के स्थायी निवासी / स्थायी निवासियों 
वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे स्वीकृत किये की समिति जो सोसाइटीज एक्ट अथवा कम्पनीज एक्ट 
जायेंगे । 

अथवा पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों 
के अन्तर्गत पंजीकृत हो , तथा निजी व्यक्तियों को 
आवंटित किया जायेगा । 

___ Open Tender में चयन हेतु उपलब्ध उपखनिज 
की मात्रा पर रायल्टी की आगणित धनराशि जिसका 
उल्लेख निविदा में किया जायेगा पर अधिकतम धनराशि 
की बोली लगाने वाले निविदाकर्ता को पात्र मानते हुए 

चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी । 
उत्तराखण्ड खनिज नीति , 2011 के बिन्दु संख्या 4 ( सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्ध में ) में 
निम्नवत् 4(1) अतिरिक्त प्राविधान: 
4(1) जनपद के सरकारी निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसियों के द्वारा उसी जिले से एस्टीमेट के 

अनुसार निर्माण सामग्री क्रय कर उपयोग किये जाने की अनिवार्यता की जाये । यदि किसी 
कारणवश उक्त निर्माण सामग्री उक्त जनपद में उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित जिलाधिकारी से 
खनिज अनुपलब्धता का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर ही निर्माण एजेंसियों द्वारा निर्माण सामग्री अन्य 

जनपद से क्रय की जाने की व्यवस्था करनी होगी । 
उत्तराखण्ड खनिज नीति , 2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा । 

आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 
प्रमुख सचिव । 


वित्त अनुभाग - 8 
विज्ञप्ति / संशोधन 

28 फरवरी, 2013 ई0 
संख्या 215 / 2013 / 16( 100 ) / XXVII( 8 ) / 12 - वित्त अनुभाग 8, उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति 
संख्या - 141 / 2013 / 16 ( 100 ) / XXVII ( 8 ) / 12, दिनांक 12 - 02 - 2013 द्वारा श्री प्रवीण कुमार , डिप्टी कमिश्नर , 
वाणिज्य कर को वर्तमान तैनाती डिप्टी कमिश्नर - 1, देहरादून के अतिरिक्त , असिस्टेन्ट कमिश्नर , वाणिज्य कर 
खण्ड - 8, देहरादून का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है । । 
2 - उक्त के क्रम में असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड - 8 , देहरादून का अतिरिक्त प्रभार श्री प्रवीण कुमार, 
डिप्टी कमिश्नर के स्थान पर सुश्री मोहिता भण्डारी असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड - 6 देहरादून को उनके 
वर्तमान पदभार के साथ अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाता है , जो दिनांक 01 - 03 - 2013 से प्रभावी होगा । 

इस सीमा तक संदर्भगत विज्ञप्ति , दिनांक 12 - 02 - 2013 को संशोधित समझा जाये । 


डी0 एस0 गाल, 

सचिव । 


170 


उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2013 ई० (बैशाख 07 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


परिवहन अनुभाग - 1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

04 अप्रैल , 2013 ई० 
संख्या 325 / ix - 1 / 2013 / 51 / 2006 - तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित सहायक सम्भागीय परिवहन 
अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी के रिक्त पदों पर वेतनमान ( 15600 - 39100 , 
ग्रेड पे , 6600 ) के अस्थायी पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते 


2 - पदोन्नति के फलस्वरूप सम्भागीय परिवहन अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तैनात 
किया जाता है : 


क्रमांक 


नाम 


पदनाम 


श्री राजीव मेहरा 
श्री दिनेश चन्द पठोई 


सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
सम्भागीय परिवहन अधिकारी 


तैनाती स्थान 
अल्मोड़ा 
परिवहन आयुक्त कार्यालय, 
देहरादून 


2 


3 - श्री दिनेश चन्द पठोई , सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय के साथ - साथ चारधाम यात्रा के दृष्टिगत 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश का कार्य अतिरिक्त रूप से देखेंगे । 
4 - उपरोक्त कार्मिकों को सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि 
में रखा जाता है । 


आज्ञा से , 
डा0 उमाकान्त पंवार , 

सचिव । 


पी0एस0यू0 ( आर0ई0) 17 हिन्दी गजट / 229 – भाग 1 - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की , शनिवार, दिनांक 27 अप्रैल , 2013 ई0 ( बैशाख 07 , 1935 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

February 19, 2013 
No. 09 UHC /XIV / 35 / Admin . A /2008 -- Sri Ramesh Singh , Civil Judge ( Jr. Div.), Karnprayag , District 
Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 17 days w . e . f. 01.01. 2013 to 17.01. 2013 with permission to 
prefix 25 . 12 . 2012 to 31 . 12 . 2012 as Christmas and Winter holidays and to suffix 18 .01. 2013 as holiday on 
account of Guru Govind Singh Jayanti. 

NOTIFICATION 

February 19, 2013 
No. 10 UHC /XIV - a -26 / Admin . A / 2011 --Ms. Ekta Mishra , 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, 
District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 21 days w . e. f. 19 . 01 . 2013 to 08 . 02 . 2013 
with permission to prefix 18 .01. 2013 as holiday on account of Guru Govind Singh Jayanti and to suffix 
09 .02. 2013 & 10 .02. 2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 

NOTIFICATION 

February 19 , 2013 
No. 11 UHC / XIV / 37 /Admin . A /2008 -- Sri Arun Vohra , Civil Judge ( Jr. Div .), Khatima, District Udham 
Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 12 days w . e .f. 28 . 01 . 2013 to 08 . 02 . 2013 with permission 
to prefix 25 .01 .2013 to 27 .01. 2013 as Barawafat, Republic Day and Sunday holidays respectively and to 
suffix 09 .02.2013 & 10 .02 . 2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 

NOTIFICATION 

February 19, 2013 
No. 12 UHC /XIV -20 /Admin . A /2008 --Ms. Meena Deopa, Civil Judge (Sr. Div .), Roorkee , District Hardwar 
is hereby sanctioned earned leave for 30 days w . e . f. 16 . 11 . 2012 to 15 . 12 . 2012 with permission to prefix 
10 . 11 . 2012 & 11. 11 . 2012 as 2nd Saturday & Sunday holidays, 12. 11 . 2012 to 14. 11 . 2012 as Deepawali holiday 
and 15 . 11. 2012 as local holiday and to suffix 16 . 12 . 2012 as Sunday holiday. 

147 - ख 


148 


BTRIQUE TOC , 27 3TÀ I, 2013 $ o d 


e 


07 , 1935 910 Waa ) 


[ HTVI 1 


NOTIFICATION 


February 23, 2013 
No . 20UHC /XIV /793/ Admin .A /2003 -- Sri Sanjeev Kumar, Civil Judge (Sr. Div.), Almora , is hereby 
sanctioned earned leave for 24 days w .e.f. 01 .01.2013 to 24 .01.2013 with permission to prefix 25 .12 .2012 to 
31 . 12 . 2012 as Christmas & Winter holiday and to suffix 25 .01. 2013 to 27 .01.2013 as Barawafat, Republic 
Day and Sunday holidays respectively, for the purpose ofL . T. C . to Home Town. 


NOTIFICATION 


March 13 , 2013 


No. 49UHC /XIV - a - 14 /Admin . A / 2009-- Sri Jayendra Singh , Civil Judge ( Jr. Div.), Haldwani, District 
Nainital is hereby sanctioned medical leave for 08 days w . e.f. 09 .02 .2013 to 16 . 02 . 2013 . 


NOTIFICATION 


March 14 , 2013 


No. 50UHC /XIV /63/ Admin .A /2003 --Ms.Neetu Joshi, AdditionalDistrict & Sessions Judge , Vikasnagar, 
District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 03 Days w . e .f.07 .01. 2013 to 09 .01. 2013 . 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 


Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

March 18 , 2013 
No. 51/UHC /VIII -a - 1 /Stationery /2013 -- The Court shall remain closed on 20 .04 . 2013 ( Saturday) and 
in lieu thereof the Court will remain open on 28 . 12 . 2013 (Saturday ). The Registry shall remain opened on 
20 . 04 .2013 (Saturday) for half day. 


By Order of the Court , 


Sd / 


RAM SINGH 


Registrar General. 


NOTIFICATION 


March 20, 2013 


No .52 UHC /XIV -a - 41 / Admin . A /2008 --Ms. Kahkasha Khan , Addl. District & Sessions Judge Ranikhet, 
District Almora is hereby sanctioned earned leave for 26 days w . e.f. 11.02. 2013 to 08 . 03 .2013with permission 
to prefix 09.02. 2013 & 10 .02 . 2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays and to suffix 09 .03 . 2013 & 10 . 03.2013 
as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


HTVI 1 - 6 ] 


BERTUS TOC, 27 30 I, 2013 $ 0 (à 19 07, 1935 9 


Haa ) 


149 


NOTIFICATION 
March 20 , 2013 


No. 53 UHC /XIV / 12 /Admin .A / 2008 -- Sri Ashutosh Kumar Mishra , Chief Judicial Magistrate , Udham 
Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w .e .f. 04.03. 2013 to 13. 03 .2013 with permission 
to prefix 03 . 03 . 2013 as Sunday holiday. 

NOTIFICATION 

March 20 , 2013 
No . 54 UHC /XIV /85 / Admin . A / 2003 -- Sri Mohammad Sultan , Chief JudicialMagistrate , Almora is hereby 
sanctioned medical leave for 21 days w . e. f. 16 . 03 . 2012 to 05 . 04 . 2012 . 

NOTIFICATION 

March 25, 2013 
No . 58 UHC /XIV / 49 /Admin . A -- Sri C . P. Bijalwan , Judge , Family Court, Nainital is hereby sanctioned 
medical leave for 21 days w . e.f. 01. 03 . 2013 to 21 .03.2013. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 


Registrar (Inspection ). 


OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, CHAMPAWAT 

ESTABLISHMENT ORDER No. 19/2013 

March 11, 2013 
No. 170 / 1. 02 . 2012 -- In compliance of the Establishment order No. 14 /2013 of this office dated : 
26 . 02 . 2013 constituted promotional committee, regarding to make consideration of their eligibility of the 
Ministerial employee of the pay scale 5500 - 9000 ( Pre - revised ) Now , 9300 - 34700 -Grade Pay - 4200 and 
Stenographer Grade - 1 of the samepay scale with Grade pay -4600 who have the experience ofmore than ten 
years of in all service to the promotional post of the pay scale , 8000 - 13500 ( Pre-revised ) Now , 15600 -39100 
Grade Pay-5400 have submitted its report by letter No. 29 /2013 , dated : 05 March , 2013 before me for the 
final approval. Iperused the report of the Committee . The report of the committee has been approved by me 
and the following establishment order is made in respect of promotion to the post of Senior Administrative 
officer of the pay scale , 8000 - 13500 (Pre -revised ) Now , 15600 -39100 Grade Pay - 5400 which has been 
vacant since 01 May, 2012 on superannuation of former S . A . O . Sri Kalyan Singh Adhikari, in the interest of 
Justice . 


Hence in view of the practice of smooth functioning of Judgeship work the following order of promotion 
is hereby made in the public interest:-- 

1. Sri Anil Kumar Srivastava , Sadar Munsarim of the Court of District Judge , Champawatwho has 

been also executing the work of Senior Administrative Officer of Judgeship Champawat, of the 
pay scale , 5500 - 9000 ( Pre -revised ) Now , 9300 - 34700 -Grade Pay - 4200 (Revised ) is hereby 
promoted in the next up scale of 8000 - 13500 (Pre -revised) Now , 15600 - 39100 Grade Pay -5400 
(Revised ) and posted as a Senior Administrative Officer of Judgeship Champawat. He is directed 
to hand over the charge of office of the Sadar Munsarim to Sri Anand Prashad and continue his 
presentwork of Public Information Officer of Judgeship Champawat along with his work of Senior 
Administrative Officer. He will not claim for any extra remuneration in regard to additionalwork . 


150 


उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2013 ई० (बैशाख 07 , 1935 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 - क 


This order willbe in force with immediate effect. 

Let the copy of the orderbe circulated to official concerned as well as all the concerning department 
of the Judgeship for information and note . 

Let the copy be sent to the Accounts clerk of this Judgeship for necessary compliance . 
Let the copy be sent to the Senior Treasury Officer Champawat. 


RAJENDRA SINGH , 
District & Sessions Judge, 

Champawat. 


कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

01 फरवरी, 2013 ई० 
पत्रांक 4578 / आयु0क0उत्तरा0 / फार्म - अनु0 / 2012 - 13 / केन्द्रीय फार्म - सी / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / दे०दून केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली - 2006 के नियम - 8 (13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करके , मैं , आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित “ फार्म - सी " जिनके खो जाने / चोरी हो जाने 
अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है , को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन 
फार्मस के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ : 
क्र० व्यापारी का नाम, पता खोये / चोरी / नष्ट हुए | खोये / चोरी / नष्ट हुए | फार्म को अवैध घोषित 
व टिन नं० 

फार्मों की संख्या फार्मों की सीरीज / क्रमांक | किये जाने का कारण 


स० 


1 


( Form- C )--01 


खोने के कारण 


VAT. U. AD( T) 2006 

081843 


( Form- C)--10 


खोने के कारण 


सर्वश्री सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर , 
घनश्यामधाम , लालकुंआ, 
टिन - 05001266166 
सर्वश्री सिंघल एजेन्सीज, 426 आवास 
विकास , रुड़की, टिन – 05004162198 
सर्वश्री विश्वकर्मा पेपर एण्ड बोर्ड लि0, 
रामनगर रोड़, काशीपुर , 
टिन - 05002620383 


U. K.VAT- C- 2007 
1299124 To1299133 


( Form-C) -01 


खोने के कारण 


U. K .VAT - C - 2007 

007680 


सौजन्या , 
आयुक्त कर , उत्तराखण्ड । 


NOTIFICATION 

February 01, 2013 
No . 4578/ Com.Tax/ Form/ Lost/ Stolen/ Destroyed/ 2012- 13/ D . Dun-- Whereas, information have been 
received regarding Lost/Stolen/Destroyed “ Form-C " enlisted below. 

I, Commissioner Tax , Uttarakhand in exercise ofthe powers conferred by Rule 8 ( 13) of Central Sales 
Tax (Uttarakhand) Rules 2006 , hereby declare that " form - C ” bearing serial no . as listed below , should be 
considered as invalid for all purposes . 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2013 ई० ( बैशाख 07, 1935 शक सम्वत् ) 


151 


SI. 


No . | 


Name, Address and Tin no . 

of Dealers 


No . ofLost/ Stolen / SI. No. of Lost/ Stolen 
Destroyed Forms | or Destroyed Forms 


Reasons for declaring the 
forms obsolete or invalid 


( Form- C)--01 


Lost 


M /s Century Pulp & Paper , 
Ghanshyamdham , Lalkuwan . 
Tin- 05001266166 


VAT. U. AD( T ) 2006 

081843 


( Form-C )--10 


Lost 


M/s Singhal Agency , 426 Awas- | 
Vikas , Roorkee . Tin -05004162198 


U . K. VAT - C - 2007 
1299124 To 1299133 


( Form- C )-- 01 


Lost 


M /s Viswakarma paper & bord Itd . 
Ramnagar Road ,Kashipur. 
Tin- 05002620383 


U. K.VAT- C - 2007 

007680 


SOWJANYA , 


Commissioner Tax, Uttarakhand. 


विज्ञप्ति 

07 फरवरी, 2013 ई० 
पत्रांक 4706 / आयु0 कर, उत्तरा0 / फार्म - अनु0 / 2012 - 13 / आ0 घो0प0 / खोया / चोरी / नष्ट 
हए / दे०दून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली - 2005 के नियम - 30 ( 12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , 
मैं , एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर , उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र प्ररूप - XVi 
ओ0सी0 स्टैम्प जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम - 30 के उपनियम ( 9 ) 
के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 


क्र0 


व्यापारी का नाम , पता 

व टिन नं0 


खोये / चोरी / नष्ट खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्म को अवैध घोषित 
हुए फार्मों की संख्या फार्मों की सीरीज व क्रमांक किये जाने का कारण 


सं0 


1. 


खोने के कारण 


प्ररूप - XVI 

( 02 ) 


U . K .VAT - K2010/ 
1328142, 2434635 


सर्वश्री गौतम पौलीमर्स, प्लटन संख्या, 114 
सैक्टर 6, सिडकुल, हरिद्वार, 
टिन – 05009480805 
सर्वश्री हंस राज ब्रहा नन्द , नीयर शिव 
मूर्ति , हरिद्वार , टिन - 05007101298 
सर्वश्री पी0एस0वी0 पेपर्स लि0, रुद्रपुर , 
टिन - 05004663009 


U. K .VAT - M2012/ 


खोने के कारण 


प्ररूप - XVI 

(01 ) 


0511152 


3 . 


खोने के कारण 


प्ररूप - XVI 

( 05 ) 


U. K. VAT - K2010/ 
0497997 ,0498115, 0498332, 

2392411 , 2392626 


4. 


खोने के कारण 


प्ररूप - XVI 

(01 ) 


U. K.VAT - M2012/ 

_ 0437122 


सर्वश्री एम0 फजल हुसेन एण्ड सन्स , 
रामपुर रोड़, रुड़की, जिला हरिद्वार , 
टिन - 05004286455 
सर्वश्री गुरू माँ इण्टरप्राईजेज, रुद्रपुर, 
टिन - 05007532463 


5. 


खोने के कारण 


ओ0सी0 स्टैम्प 

( 04 ) 


OC UK /AA- 2008 
From-0446037 to 0446040 


152 


उत्तराखण्ड गजट, 27 अप्रैल , 2013 ई० (बैशाख 07 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


5 


6. 


U. K .VAT - K2010/ 


खोने के कारण 


सर्वश्री गैलेक्सी ट्रेडिंग कं0 - 46, सि0 ला0, 
आदर्श नगर, रुड़की, 
टिन – 05004251826 


प्ररूप - XVI 

(02) 


1066834, 1066842 


पीयूष कुमार, 
एडीशनल कमिश्नर ( प्रशासन), वाणिज्य कर , 

मुख्यालय , देहरादून । 


विज्ञप्ति 

07 फरवरी, 2013 ई० 
पत्रांक 4722 / आयु0क0उत्तरा0 / फार्म - अनु0 / 2012 - 13 / केन्द्रीय फार्म - सी / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / दे०दून - केन्द्रीय बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड) नियमावली - 2006 के नियम - 8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करके , मैं , आयुक्त कर , उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित " फार्म - सी जिनके खो जाने / चोरी हो जाने 
अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है , को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन 
फार्मस के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ : 
क्र० व्यापारी का नाम , पता 

खोये / चोरी / नष्ट हुए खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्म को अवैध घोषित 
व टिन नं0 

फार्मों की संख्या फार्मों की सीरीज / क्रमांक किये जाने का कारण 
1. सर्वश्री गणपति ट्रेडर्स , 02 धामावाला, ( Form-C)--01 U. K .VAT - C / 2007 

खोने के कारण 
देहरादून , टिन - 05009036351 

517243 
सर्वश्री शर्मा वॉच एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स , ( Form- C )-- 01 

U. K.VAT - C / 2007 

खोने के कारण 
शस्त्री पुंज , तिकोनिया रोड़, नियर बस 

629121 
स्टेशन , हल्द्वानी, टिन - 05007775836 


सं0 


सौजन्या , 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


NOTIFICATION 

February 07 , 2013 
No . 4722 /Com.Tax/ Form/ Lost/ Stolen/ Destroyed / 2012- 13/ D. Dun-- Whereas,information have been 
received regarding Lost/ Stolen/ Destroyed “ Form- C " enlisted below:- - 

I, Commissioner Tax , Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8 ( 13 ) of Central Sales 
Tax (Uttarakhand ) Rules 2006 , hereby declare that " form - C ” bearing serial no. as listed below , should be 
considered as invalid for all purposes . 
SI. Name, Address and Tinno . No . of Lost/ Stolen/ SI. No . of Lost/ Stolen Reasons for declaring the 
of Dealers 

Destroyed Forms or Destroyed Forms forms obsolete or invalid 


Lost 


M /s Ganpati Traders , 02 Dhamawala , (Form -C ) --01 
Dehradun. Tin- 05009036351 


U. K.VAT - C / 2007 

517243 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2013 ई० (बैशाख 07 , 1935 शक सम्वत् ) 


153 


3 


5 


(Form - C )--01 


Lost 


U. K.VAT- C/ 2007 

629121 


M /s Sharma Watch & Electronics , 
Shastri Punj, Tikoniya Road , Near 
Bus Station , Haldwani. 
Tin- 05007775836 


SOWJANYA 


Commissioner Tax , Uttarakhand. 


विज्ञप्ति 

14 फरवरी , 2013 ई० 
पत्रांक 4807 / आयु0 करउत्तरा0 / फार्म - अनु0 / 2012 - 13 / आ0 घो0प0 / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / दे०दून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली - 2005 के नियम - 30 ( 12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , 
मैं , एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र प्ररूप - XVi 
ओ0सी0 स्टैम्प जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम - 30 के उपनियम (9 ) 
के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 
क्र० 

व्यापारी का नाम , पता खोये / चोरी / नष्ट हुए खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्म को अवैध घोषित 
सं0 व टिन नं0 

फार्मों की संख्या फार्मों की सीरीज व क्रमांक किये जाने का कारण 
1. सर्वश्री हिमालय ड्रग्स कम्पनी , सहारनपुर प्ररूप - XVI 

U. K. VAT - K2010 / 

खोने के कारण 
रोड़ , देहरादून , टिन - 05005517288 ( 01 ) 

1849132 
2. सर्वश्री हिमालय इको पार्क एण्ड रिसोर्ट , प्ररूप - XVI 

U. K. VAT- K2010/ खोने के कारण 
कनखल, हरिद्वार , टिन - 05002073497 (01 ) 

0883368 
3. सर्वश्री श्री श्री आयूर्वेदा ट्रस्ट सिगड्डी ग्रोथ प्ररूप - XVI 

U . K. VAT - M2012/ 

खोने के कारण 
सेन्टर, कोटद्वार , टिन - 05011404412 (01) 

1000592 


आई0 एस0 बृजवाल , 
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , 

मुख्यालय, देहरादून । 


विज्ञप्ति 

20 मार्च, 2013 ई० 
पत्रांक 5448 / आयु0 करउत्तरा० / फार्म - अनु0 / 2012 - 13 / आ0 घो0प0 / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / देदून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली - 2005 के नियम - 30 ( 12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , 
मैं , एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र प्ररूप - XVi 
जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम - 30 के उपनियम (9 ) के अन्तर्गत 
सूचनाएं प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 


154 


उत्तराखण्ड गजट, 27 अप्रैल, 2013 ई० (बैशाख 07 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


क्र० 


व्यापारी का नाम, पता 

व टिन नं० 


सं0 


खोये / चोरी / नष्ट 
हुए फार्मों / स्टैम्प 

की संख्या 


खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्म को अवैध घोषित 
फार्मों / स्टैम्प की किये जाने का कारण 
सीरीज व क्रमांक 


1. 


प्ररूप - XVI 


खोने के कारण 


सर्वश्री दी एस0एस0 एयरकोन, प्लॉट 
सं0 13 - 14, सेक्टर - 8बी, सिडकुल, 
हरिद्वार, टिन - 05001910149 


( 04 ) 


U. K.VAT- M2012/ 
1045853, 1045854 
1045855 , 1045856 


खोने के कारण 


सर्वश्री मैक्सटैक इण्टरप्राइजेज, गोलाहैड , 
गोला - बैराज, काठगोदाम , हल्द्वानी , 
टिन - 05012623217 


प्ररूप - XVI 

(02 ) 


U. K.VAT- M2012 / 
0080606 , 0080607 


खोने के कारण 


प्ररूप - XVI 

(04 ) 


U . K. VAT - M2012/ 
0298693 , 0299095 , 
0299096, 0299097 


सर्वश्री विश्वकर्मा पेपर एण्ड बोर्ड लि0 , 
रामनगर रोड़, काशीपुर , 
टिन - 05002620383 
सर्वश्री विश्वनाथ पेपर एण्ड बोर्डस लि0, 
ग्राम हल्दुआ साहू, पो0 -शिवराजपुर , 
जसपुर ( ऊधमसिंह नगर), 
टिन – 05007600751 


U. K.VAT- M2012/ 


खोने के कारण 


प्ररूप - XVI 

( 01) 


1444242 


विज्ञप्ति 

20 मार्च, 2013 ई० 
पत्रांक 5449 / आयु०करउत्तरा0 / फार्म - अनु0 / 2012 - 13 / आ0 घो0प0 / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / दे०दून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली - 2005 के नियम - 30 (12 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , 
मैं , एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर , उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म - 11 एवं ओ0सी0 स्टैम्प 
जिनके खो जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम - 30 के उपनियम ( 9 ) 
के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 
व्यापारी का नाम 

खोये / चोरी / नष्ट खोये / चोरी / नष्ट फार्म को अवैध घोषित 
सं0 व पता 

हुए फार्मों / स्टैम्प हुए फार्मों / स्टैम्प किये जाने का कारण 

की संख्या की सीरीज व क्रमांक 


क्र० 


1. 


ओ०सी० स्टैम्प 


डिप्टी कमिश्नर( क0नि0 ) – 3, वा0क0, 
देहरादून 


OCAAU. K. 2009/ 

0402000 


मिसिंग होने 
के कारण 


( 01 ) 


2. 


प्ररूप - 11 


खोने के कारण 


U. K.VAT-C2009 
262034, 262035 


( 02 ) 


सर्वश्री विश्वनाथ पेपर एण्ड बोर्डस लि0, 
ग्राम - हल्दुआ साहू , पो0 -शिवराजपुर , 
जसपुर (ऊधमसिंह नगर) , 
टिन - 05007600751 


पीयूष कुमार, 
एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर , 

मुख्यालय , देहरादून । 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2013 ई० (बैशाख 07, 1935 शक सम्वत् ) 

155 
विज्ञप्ति 

20 मार्च, 2013 ई० 
पत्रांक 5464 / आयु0क0उत्तरा० / फार्म - अनु0 / 2012 - 13 / केन्द्रीय फार्म - सी / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / दे०दून - केन्द्रीय बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड ) नियमावली - 2006 के नियम - 8 (13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करके , मैं , आयुक्त कर , उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित “ फार्म - सी / एफ जिनके खो जाने / चोरी हो 
जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है , को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते 
हुए इन फार्मस के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ : 
क्र0 व्यापारी का नाम , पता 

खोये / चोरी / नष्ट खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्म को अवैध घोषित 
सं० व टिन नं0 

हुए फार्मों की संख्या फार्मों की सीरीज / क्रमांक किये जाने का कारण 


( Form- F) --01 


U. K .VAT - F/ 2007 


खोने के कारण 


सर्वश्री कम्पोज इन्फोकाम लि0 , प्लॉट 
नं0 404, इन्दिरानगर, देहरादून , 
टिन - 05005913436 


177885 


सर्वश्री एन0बी0 पैट , लक्सर हरिद्वार , ( Form-C )--02 

U. K.VAT - C / 2007 

खोने के कारण 
टिन - 05011641383 

1235740 , 1235741 
3. सर्वश्री सूर्या रोशनी लि0, मुरादाबाद ( Form- C )--01 U. K.VAT - C/ 2007 खोने के कारण 
रोड़ , काशीपुर, टिन - 05002454125 

013597 

सौजन्या , 

आयुक्त कर , उत्तराखण्ड । 
NOTIFICATION 

March 20 , 2013 
No . 5464 /Com.Tax/ Form/ Lost/ Stolen/ Destroyed/ 2012- 13/ D. Dun-- Whereas, information have been 
received regarding Lost / Stolen/ Destroyed “ Form- C & F" enlisted below:- - 

I, Commissioner Tax , Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8 ( 13) of Central Sales 
Tax (Uttarakhand ) Rules 2006 , hereby declare that " form - C & F ” bearing serialno . as listed below , should be 
considered as invalid for all purposes:-- 
SI. Name, Address and Tin no . No . of Lost/ Stolen/ SI. No . of Lost/ Stolen Reasons for declaring the 
No . of Dealers 

Destroyed Forms or Destroyed Forms formsobsolete or invalid 
1. M /s Compoj Infocom Itd . Plot ( Form- F)--01 

U. K .VAT - F/ 2007 

Lost 
No. 404 , Indira Nagar, Dehradun . 

177885 
Tin- 05005913436 


2. 


( Form- C)--02 


Lost 


M/ s N. B. Pet , Laksar, Hardwar 
Tin- 05011641383 


U. K .VAT - C / 2007 
1235740 , 1235741 
U.K.VAT -C/2007 

013597 


(Form -C )--01 


Lost 


M /s Surya Roshni limited ,Moradabad 
Road ,Kashipur. Tin -05002454125 


SOWJANYA 
Commissioner Tax, Uttarakhand . 


156 


उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2013 ई० (बैशाख 07 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), हरिद्वार 

___ कार्यालयादेश 

20 मार्च, 2013 ई० 
पत्रांक 97 / टी०आर० / UP 10B- 0311 / 2013 - वाहन सं0 UP 10B- 0311 पिकअप माडल - 1995 इस कार्यालय में 
पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 616FD743776- C95 इंजन नं0 616- 969- 115468 है । वाहन पूर्ण रूप से मार्ग पर चलने 
योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 19 - 03 - 2013 में सम्पर्ण किये गये हैं । 
वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु 
भी आवेदन किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर , मैं , सुधाकर चन्दोला, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), 
हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम - 1988 के नियम - 55( 1 ) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UP 10B 
0311 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 


सुधाकर चन्दोला, 
सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी 

(प्रशासन ) हरिद्वार । 
कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग , नैनीताल 

कार्यालयादेश 
16 मार्च, 2013 ई० 


पत्रांक 6097 / धारा - 21 / लाइसेंस / नि0 - निरस्ती0 / 2012 - 13 - श्री मनप्रीत सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह निवासी - प्रेमपुर 
लोश्ज्ञानी, हल्द्वानी, जिला - नैनीताल , जो इस कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस संख्या यूके04 / 20110071403 जोकि 
मोटरसाईकिल / हल्का प्राइवेट वाहन संचालन हेतु दिनांक 03 - 12 - 2011 को जारी किया । उक्त लाइसेंस धारक के 
लाइसेंस में जन्म तिथि 10 - 04 - 1992 दर्ज है, जबकि धारक के हाईस्कूल की अंक तालिका जो कार्यालय को वर्तमान 
में प्राप्त हुई है, में धारक की वास्तविक जन्म तिथि 10 - 04 - 1995 प्रदर्शित की गयी है । स्पष्टतः लाइसेंस धारक के द्वारा 
अपनी जन्म तिथि का गलत प्रमाण - पत्र संलग्न कर छदमरूपेण लाइसेंस प्राप्त किया गया था । जिसकी समयक 
जॉचोपरान्त यह प्रकाश में आया कि श्री मनप्रीत सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह निवासी - प्रेमपुर लोश्ज्ञानी, हल्द्वानी 
जिला - नैनीताल ने जिस समय चालन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया था उस समय उसकी आयु मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा - 03 और 04 के अन्तर्गत निर्धारित आयु 18 वर्ष से कम थी । 

अतः, मैं , राजीव कुमार मेहरा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम , 1989 
की धारा - 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चालन अनुज्ञप्ति संख्या - यूके04 / 20110071403 को तत्काल प्रभाव 
से दिनांक 16 - 03 - 2013 को निरस्त करता हूँ । 

राजीव कुमार मेहरा, 
लाइसेसिंग अथॉरिटी, 
मोटर वाहन विभाग, 

____ हल्द्वानी । 
कार्यालय - सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार 

कार्यालयादेश 

04 अप्रैल, 2013 ई० 
पत्रांक 3663 / टी0आर0 / UK 08CA- 452 / 2013 - वाहन सं0 UK 08CA- 452 ट्राली मॉडल - 2008 इस कार्यालय 
में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 0807080804 है । वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 26 - 11 - 2012 से सम्पर्ण में 
हैं । वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन 
किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं , सुधाकर चन्दोला, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), 
हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम - 1988 के नियम - 55 ( 1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UK 08CA 
452 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2013 ई० ( बैशाख 07 , 1935 शक सम्वत् ) 

157 
कार्यालयादेश 

___ 04 अप्रैल , 2013 ई० 
पत्रांक 3664 / टी0आर0 / UP02C -6253 / 2013 - वाहन सं0 UP02C -6253 भारी वाहन माडल - 1997 इस 
कार्यालय में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 360044DSQ110909CNइंजन नं0 697D24DSQ118739 है । वाहन के 
प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 28 - 06 - 2011 से सम्पर्ण में है । वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन 
स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु 
भी आवेदन किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर , मैं , सुधाकर चन्दोला सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी 
(प्रशासन ), हरिद्वार , मोटरयान अधिनियम - 1988 के नियम - 55 ( 1 ) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह 
सं0 UP 02C - 6253 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 


कार्यालयादेश 

अप्रैल , 2013 ई० 
पत्रांक 3665 / टी0आर0 / UP020 - 6251 / 2013 - वाहन सं0 UP020 - 6251 भारी वाहन माडल - 1997 इस 
कार्यालय में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 360044DSQ110908CN इंजन नं0 697D24DSQ119011CN है । वाहन 
के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 28 - 06 - 2011 से सम्पर्ण में है । वाहन मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन 
स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु 
आवेदन किया गया है । 


वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं , सुधा कर चन्दोला, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी 
(प्रशासन), हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम - 1988 के नियम - 55 ( 1 ) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह 
सं0 UP 020- 6251 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 


सुधाकर चन्दोला, 
सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी 

(प्रशासन), हरिद्वार । 


कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड , कुल्हान , सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून 

कार्यालयादेश 

28 जनवरी, 2013 ई० 
पत्रांक 515 / अधि0 / दो - 51 / 2013 - परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारी 
संवर्ग के कार्मिक श्री हीरा सिंह बर्गली को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर शासन 
के पत्र संख्या - 89/ ix- 1/13/ 2013 दिनांक 28 - 01 - 2013 के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन कर 
अधिकारी -1 के पद पर वेतनमान , 7450 - 11500 (वर्तमान वेतनमान , 9300 - 34,800 ग्रेड पे , 4600) में वर्ष 2011 - 12 
की रिक्ति में पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है । 
2. उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या - 38 / 2013 (एस / एस ) प्रकाश चन्द्र पाण्डे बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य 
में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम आदेश के अधीन रहेगी । 
3. श्री हीरा सिंह बर्गली को कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या - 1674/ XXX(2)/ 2010 दिनांक 23 - 11 - 2010 के 
प्राविधानुसार अर्हकारी सेवा अवधि में 50 प्रतिशत का शिथिलीकरण प्रदान किया गया है । 
4 . श्री बर्गली की पारस्परिक ज्येष्ठता परिवहन कर अधिकारी - 1 के पद पर नियुक्त अधिकारियों के साथ यथासमय 
निर्धारित की जायेगी । 


[ भाग 1 - क 


158 

उत्तराखण्ड गजट, 27 अप्रैल , 2013 ई० (बैशाख 07 , 1935 शक सम्वत् ) 
5 . श्री बर्गली कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे । 


6. श्री बर्गली की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 


डॉ० उमाकान्त पंवार , 

परिवहन आयुक्त । 


कार्यालयः महानिदेशक , उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल 

विज्ञप्ति 


14 फरवरी, 2013 ई० 


पत्रांक 149 / चार - 43 ( 2012 ) - उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वारा राज्य के लेखा परीक्षा 
अधिकारी ग्रेड 1 सहकारी समितियाँ एवं पंचायत हेतु दिनांक 05 - 11 - 2012 से 08 - 11 - 2012 की अवधि में 
विभागीय परीक्षा का आयोजन किया गया । 

विभागीय परीक्षा (लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड 1 सहकारी समितियाँ एवं पंचायत ) 2012 में सम्मिलित हुए 
एकमात्र अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार सिंह उपनिदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इंटरनल ऑडिट को उनके 
नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में इस विज्ञप्ति के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है । 
अधिकारी का नाम तैनाती स्थल 

उत्तीर्ण किये गये प्रश्न पत्र 
श्री मनोज कुमार सिंह देहरादून , AUGRI-1 AUGRI-2 AUGRI-3 AUGRI-4 AUGRI-5 AUGRI-6 AUGRI-7 


विषय संकेत 


AUGRI- 1 
AUGRI- 2 
AUGRI - 3 
AUGRI- 4 
AUGRI-5 
AUGRI- 6 
AUGRI- 7 


सहकारिता : इतिहास और सामान्य सिद्धान्त 
सहकारी विधि और प्रक्रिया और अन्य विधियाँ 
वित्तीय लेखा एवं अन्य नियम 
बैंकिंग सामान्य और सहकारिता 
बही खाता और लेखा शास्त्र 
लेखा परीक्षा 
पंचायतराज और गन्ना अधिनियम एवं नियमावली 


राजीव शाह , 


संयुक्त निदेशक ( प्रशासन ) । 


कार्यालयः उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल 

विज्ञप्ति 

28 जनवरी, 2013 ई० 
पत्रांक 92 / IV -45 / 2012 - उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल द्वारा भारतीय वन सेवा ( उत्तराखण्ड 
कैडर) के अधिकारियों हेतु 30 अक्टूबर , 2012 से 07 दिसम्बर, 2012 की अवधि में छठवाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण 
कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा 
आयोजित की गई । प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख 
उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2013 ई० (बैशाख 07 , 1935 शक सम्वत् ) 


159 


क्र0सं0 


अधिकारी का नाम 


विषय 


Dr. Chandrashekhar Sanwal 


Dr.Koko Rose 
Ms. Kahkashan Naseem 


A 
A 


BC 
B 

C 
B C 


D 
D 


oooooo 


Mr.Mayank Shekhar Jha 


Mr. Nitish Mani Tripathi 
Mr. Ram Chandra Rajguru 


A 


B 


D 


विषयक संकेत: 


A. 
B. 


वन नियम तथा अधिनियम 
बजट एवं वित्तीय प्रशासन 
राजस्व नियम एवं अधिनियम 
लोक प्रशासन 


o 


D. 


विज्ञप्ति 

05 फरवरी, 2013 ई० 
पत्रांक 114 / चार - 45 / 2012 - उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( उत्तराखण्ड संवर्ग बैच - 2011) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु दिनाँक 30 अक्टूबर , 2012 से 19 जनवरी , 2013 
की अवधि में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया । प्रशिक्षण अवधि के दौरान आयोजित की गयी 
विभागीय परीक्षा भाग - 1 व भाग - 2 में योगदान देने वाले निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उनके नाम 
के सम्मुख उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : 


क्र0सं0 नाम परिवीक्षाधीन अधिकारी 


विषय 


1. 
2. 
3. 


डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, भा0प्र0से0 
श्री नितिन सिंह भदौरिया , भा0प्र0से0 
श्री रवि झा , भा0प्र0से0 


A 
A 
A 


B 
B 
B 


C 
C 
C 


D 
D 
D 


E 
E 
E 


F 
F 
F 


G 
G 
G 


H 
H 
H 


I 
I 
I 


J 
J 
J 


विषय संकेत: 


A. 


- 


5 


C . 


आपराधिक वाद निर्णय लेखन 
राजस्व वाद निर्णय लेखन 
राजस्व नियम एवं अधिनियम तथा भू - सर्वेक्षण 
हिन्दी टिप्पणी एवं पत्र लेखन 
जिला प्रशासन 


- 


लोक प्रशासन 
बजट एवं वित्तीय प्रक्रिया 
स्थानीय निकाय एवं विविध अधिनियम 
नियोजन एवं विकास 
कृषि एवं ग्राम्य विकास 


è 


- 


w 


- 


राजीव शाह , 
संयुक्त निदेशक (प्रशासन) । 


160 


___ उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2013 ई० (बैशाख 07, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


संस्कृति, पर्यटन , खेलकूद अनुभाग - 2 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 

13 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 81 / VI -2 / 2013 - 1 (3 ) / 2005 तात्कालिक प्रभाव से संस्कृति विभाग के अन्तर्गत राज्य अभिलेखागार , 
देहरादून में तैनात उप निदेशक डा0 लालता प्रसाद को नियमित चयनोपरान्त निदेशक , वेतन बैन्ड - 3, वेतनमान 
. 15600 - 39100, ग्रेड वेतन , 6600 में पदोन्नत करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखने के साथ ही राज्य 
अभिलेखागार, देहरादून में निदेशक के रिक्त पद के सापेक्ष तैनात किया जाता है । 

यह पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी । 


डा0 उमाकान्त पवार , 

सचिव । 


कार्यालय राज्य अभिलेखागार , उत्तराखण्ड, देहरादून 

कार्यभार प्रमाणक 

14 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 218 / 1 - 17 / रा0अभि0उ0 / 2012 - 2013 - प्रमाणित किया जाता है कि सचिव , संस्कृति विभाग, 
उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 81 / VI-2 / 2013 - 1(3) / 2005 दिनांक 13 फरवरी, 2013 के अनुपालन में 
निदेशक, राज्य अभिलेखागार (वेतनमान 15600 - 39100, ग्रेड वेतन , 6600 ) के पद का कार्यभार आज दिनांक 
14 फरवरी, 2013 के अपरान्ह में ग्रहण किया गया । 


अवमोचक अधिकारी 


डा० लालता प्रसाद , 


प्रति हस्ताक्षरित 

ह० / 
( डा0 उमाकान्त पंवार ) 

सचिव , संस्कृति 


पी०एस०यू० ( आर०ई० ) 17 हिन्दी गजट / 229 - भाग 1 - क - 2013 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


